रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.-33004/ 99 


. 


. 


- 


4 


. . 


.. 


-h 
. 
: 
. 

: 

. 
: 
. 


. 


... 


. 


.. 


. 
. 


- 


- 


. . . 


सनामंगजगत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , अक्तूबर 15 , 2014 / आश्विन 23 , 1936 
NEW DELHI, WEDNESDAY , OCTOBER 15 , 2014 /ASVINA 23, 1936 


सं . 2088 ] 
No. 20881 


दिल्ली विकास प्राधिकरण 
(मुख्य योजना अनुभाग ) 

सार्वजनिक सूचना 

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2014 
का . आ . 2633 ( अ ). - दिल्ली विकास प्राधिकरण / केन्द्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम , 1957 की धारा 11 - क के 
अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना - 2021 / जोन ए ( चार दीवारी के शहर) की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का 
प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी 
व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा कोई सुझाव देना हो , तो वे अपनी आपत्ति / सुझाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से 
पैंतालीस (45 ) दिनों की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव , दिल्ली विकास प्राधिकरण , बी ब्लॉक , विकास सदन , नई 
दिल्ली - 110023 को लिखित रूप में भेज सकते हैं । आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम और पता भी दें । 
संशोधन : 
1 : दिल्ली मुख्य योजना - 2021 के पैरा 10. 3 (विरासत जोन ) में प्रस्तावित संशोधन , पैरा (i) को निम्नानुसार 
प्रतिस्थापित किया जाए : 
विद्यमान 

प्रस्तावित संशोधन 
चार दीवारी के शहर , शाहजहानाबाद , दिल्ली, में | इम्पीरियल सिटी ऑफ शाहजहानाबाद ( चार दीवारी के 
विशेष विरासत परिसर । 

शहर ) दिल्ली , में विशेष विरासत परिसर । 


2 : जोन ए चार दीवारी के शहर की क्षेत्रीय विकास योजना के पैरा 12 .0 (विरासत जोन) में प्रस्तावित संशोधन , 
पैरा (i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए : 
विद्यमान 

प्रस्तावित संशोधन 
चार दीवारी के शहर , शाहजहानाबाद , दिल्ली, में | इम्पीरियल सिटी ऑफ शाहजहानाबाद ( चार दीवारी के 
विशेष विरासत परिसर । 

शहर) दिल्ली, में विशेष विरासत परिसर । 


3: जोन ए , चार दीवारी के शहर की क्षेत्रीय विकास योजना में इम्पीरियल सिटी ऑफ शाहजहानाबाद की सीमा को 
दर्शाने वाले एक नक्शे को , "विषयवस्तु में नक्शा - 5: भूमि उपयोग योजना, के नीचे नक्शा - 6: इम्पीरियल सिटी के रूप 
में सूचीबद्ध करके पेज - 42 पर इसका समावेशन : नक्शा - 6 में निम्नलिखित फुटनोट भी शामिल है : 


4078 GI/ 2014 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii)] 


सीमाएं केवल संदर्भ के लिए हैं और इससे दि. मु. यो. - 2021, जोन ए चार दीवारी के शहर की अधिसूचित क्षे. वि. यो. और 
भारत सरकार द्वारा समय - समय पर जारी दिशानिर्देशों से किसी प्रकार के नीति परिवर्तन / विभिन्नता पर विचार नहीं 

Elali 
प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उपयुक्त अवधि के दौरान सभी कार्य दिवसों को उप निदेशक 
(मुख्य योजना) कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण , छठी मंजिल , विकास मीनार, आई. पी . एस्टेट , नई दिल्ली में उपलब्ध रहेगा । 


[ 91. Tİ. 34 . 3(02 ) 2006 – 54. 17 . / T& I(476 )] 

बृजेश कुमार मिश्र, आयुक्त एवं सचिव 


DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 

(MASTER PLAN SECTION ) 

PUBLIC NOTICE 

New Delhi, the 15th October, 2014 
S .O . 2633 ( E ). — The following modifications which the Delhi Development Authority /Central Government 
proposes to make to the Master Plan - 2021 /Zonal Development Plan of Zone ‘ A ’ (Walled City ) under section 11 - A of DD 
Act, 1957 is hereby published for public information . Any person having any objection or suggestion with respect to the 
proposed modification may send the objection /suggestion in writing to the Commissioner -cum -Secretary, Delhi 
Development Authority , B Block , Vikas Sadan , New Delhi-110023 within a period of forty five days from the date of 
this notice. The person making the objection or suggestion should also give his /her name and address . 
Modifications : 
1 : Proposed modifications in para 10 . 3 (Heritage Zones ) of the Master Plan - 2021, para i. be substituted by : 
Existing 

Proposed modification 
Specific heritage complex within Walled City of Specific heritage complex within Imperial City of 
Delhi, Shahjanabad . 

Shahjanabad (Walled City ) Delhi. 
2 : Proposed modification in para 12 .0 (Heritage Zone) of the Zonal Development Plan of Zone ‘ A ’ Walled City 
Para i. be substituted by : 
Existing 

Proposed modification 
Specific heritage complex within Walled City of Specific heritage complex within Imperial City of 
Delhi, Shahjanabad . 

Shahjanabad (Walled City) Delhi. 
3 : Insertion of a Map indicating the boundary of Imperial City of Shahjanabad in the Zonal Development Plan 

of Zone ‘ A ’, Walled City at page -42 by listing in the Contents page as ‘Map -6 : Imperial City below Map -5 : 
Land use Plan : The Map -6 also to have the following footnote . 

The boundaries are only for references and do not envisage any policy changes/ variation from the MPD - 2021 
notified ZDP of Zone ‘A ’ Walled City and guidelines issued by Government of India from time to time. 

The plan indicating the proposed modifications are available for inspection at the office of Deputy Director 
(MP), Delhi Development Authority , 6th Floor , Vikas Minar, I. P . Estate, New Delhi on all working days during the 
period referred above . 

[ F . No. F .3 (02 ) 2006 -MP/Pt. I(Part)] 
BRIJESH KUMAR MISHRA , Commissioner-cum - Secy . 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


